MPA 


रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004/99 


___ REGD . NO . D . L - 33004/ 99 


सत्यमेवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6 , 2005 / चैत्र 16 , 1927 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL , 200S/ CHAITRA Ió , 1927 


- 


- 


- 


- 


सं . 87] 
No. 979 


NYTT TT 
1ILVN L 


MITE 
PLUITEL 


. 


- 


- 


A 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 


नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2005 
सं . यू - 23013 / 12 / 05 - एल , डब्ल्यू . - ठेका श्रम 
( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार 
बोर्ड एतद्वारा नई दिल्ली स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
और आई जी आई विमानपत्तन , इंडियन एयरलाइन्स के प्रतिष्ठानों 
में ठेका श्रम के उत्सादन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक 
समिति का गठन करती है । 

2 . समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित 


3 . प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
" इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली स्थित भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिष्ठान में कार्गो रखरखाव अर्थात् 
लोडर्स और पैकर्स तथा ए सी प्लान्ट ऑपरेशन तथा इंडियन 
एयरलाइन्स , आई जी आई एयरपोर्ट , नई दिल्ली के प्रतिष्ठान में 
प्लम्बर, मेसन , पेन्टर , कारपेन्टर , फोरमैन , हैल्पर के जॉब/ 
कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना 

और उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रम ( विनियमन और 
उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान 
में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठानों में उपर्युक्त जॉब /कार्योंमें ठेका श्रम 

के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं । " 
4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट 
शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव 


होंगे : 


सदस्य 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 


( Central Advisory Contract Labour Board ) 


सदस्य 


( 1 ) श्री लक्ष्मण रविन्दर सिंह, 

भारतीय मजदूर संघ, 
म्यूनिसिपल क्वार्टर्स , 
परेड गाउन्ड्स , जम्मू - 180001 
श्री राम मोहन , 
अपर निदेशक ( कार्मिक ), 
भारतीय इस्पात प्राधिकरण, 
इस्पात भवन, लोदी रोड, 
पी . ओ . बॉक्स 3049 , 

नई दिल्ली - 110003 
( 3 ) श्री नरेश चन्द्र , 

उप मुख्य श्रमायुक्त , 
नई दिल्ली - 110001 


RESOLUTION 
New Delhi, the 6th April, 2005 
No. U -23013/12/ 05- LW. - Inexercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishment of the Airport Authority of India and Indian 
Airlines at IGI Airport, New Delhi. 


सदस्य - संयोजक 


1137 GI/2005 


2 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I --- SEC. 1] 


R 


- 


rama - 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


सदस्य 


श्री वी. एस . राव , 
कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 
वी . बी. सी . इंडस्ट्रीज लिमिटेड , 
6 - 2 -913/ 914, तृतीय तल, 
प्रोग्रेसिव टावर , खैरताबाद, 
हैदराबाद - 50004 


( 3 ) क्षेत्रीय श्रम आयक्त ( के . ) 

हैदराबाद 


सदस्य - संयोजक 


3 . प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 


" इंडियन एयरलाइन्स , हैदराबाद के प्रतिष्ठानों में जल आपूर्ति , 
सफाई , नलसाजी तथा नाली संस्थापनाओं के प्रचालन और 
मरम्मत, बगीचों के रख -रखाव, विद्युत संबंधी संस्थापनाओं के 
रख रखाव तथा एयर कंडीशनिंग संयंत्रों के प्रचालन तथा रख 
रखाव की नौकरियाँ/कार्यों में ठेका श्रम प्रथा के कार्यकरण का 
अध्ययन करना और इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि 
क्या ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 
की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिष्ठानों 
में उपर्यक्त नौकरियों/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध 

किया जाए अथवा नहीं । " 
4. समिति का मुख्यालय हैदराबाद में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट 

गाथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी । 


2. The composition of the Committee and its terms of 
reference will be as under : 
(1 ) Shri Lakshman Ravinder Singh , 

Member 
Bhartiya Mazdoor Sangh , 
Muncipal Quarters , 
Parade Grounds, . 

Jammu- 180001 
(2 ) Shri Ram Mohan , 

Member 
AdditionalDirector (Personnel ) 
Steel Authority of India , 
Ispat Bhawan, 
Lodhi Road , 
PO . Box 3049 , 

NewDelhi- 110003 
(3 ) Shri Naresh Chandra , 

Member - Convener 
Deputy Chief Labour 
Commissioner (Central), 
New Delhi -110001 

3. The termsof reference of the proposed Committee 
would be as follows : - -- 

" To study the working of contract labour system in 
the jobs /works of cargo handling i. c . loaders and 
packers , and AC plant operations in the 
establishment of Airport Authority of India at Indira 
Gandhi International Airport, New Delhi and plumber, 
mason painter, carpenter, foreman , helper in the 
establishment of Indian Airlines, IGI Airport, New 
Delhi and to make suitable recommendations whether 
or not the employmentof contract labour in the above 
jobs/works in the said establishments be prohibited 
keeping in view the provisions of Section 10 of the 
Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 
1970. ” 

4 . The Headquarter of the Committee will be atNew 
Delhi. The Committee should submit its report at the earliest. 

T. A. SRINIVASAN. Secy . 

संकल्प 
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2005 
सं . यू - 23013 / 13 / 05 - एल . डब्ल्यू . - ठेका श्रम 
( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, इंडियन 
एयरलाइन्स , हैदराबाद में ठेका श्रम को समाप्त करने के प्रश्न की जाँच 
करने के लिए एक समिति गठित करता है । 

2 . समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नवत् 
होंगे : 
( 1 ) श्री जी . वी आर. शर्मा , 

सदस्य 
प्लाट संख्या 604 , आर. टी. ओ . 
कार्यालय के सामने, 
गिरीथ, नागपुर -440010 


टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 
___ New Delhi, the 6th April, 2005 

No. U -23013 /13/ 05- LW. ---In exercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishment of the Indian Airlines, Hyderabad . 


2 . The composition of the Committee and its termsof 
reference will be as under : 


Member 


( 1) Shri G . V. R Sarma, 

Plot No . 604 , 
Opp. R. T. O . Office, 
Giripeth, 
Nagpur- 440010 


Member 


( 2 ) Shri V. S. Rao, 

Executive Managing Director, 
V .B . C . Industries Limited , 
6- 2 -913/ 914, 3rd Floor, 
Progressive Tower, 
Khairtabad 
Hyderabad - 50004 


[ M I -- 0 s 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(3 ) The Regional Labour 

Member-Convener 
Commissioner (Central) , 
Hyderabad 

3. The termsof reference of the proposed Committee 
would be as follows : 

“ To study the working of contract labour system in 
the jobs/works of Operation and maintenance of 
water supply, sanitation , plumbing and drainage 
installations, carpentry works, maintenance of 
gardens, maintenance of electrical installations and 
operation and maintenance of Air Conditioning 


Plants in the establishments of Indian Airlines, at 
Hyderabad and to make suitable recommendations 
whether or not the employment of contract labour in 
the above jobs/works in the said establishments be 
prohibited keeping in view the provisions of Section 
10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 ." 

4 . The Headquarter of the Committee will be at 
Hyderabad . The Committee should submit its report at the 
earliest. 

T. A . SRINIVASAN , Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press . Ring Road, Mayanıri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 


